निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 अग्रहायण 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 773) पटना , बुधवार , 8 दिसम्बर 2010 


कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा 


कार्यालय आदेश 

24 अप्रील 2010 
सं० 787 - अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 11 दिसम्बर 2008 में लिये गये निर्णय के आलोक में जिला 
पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष, अनुकम्पा समिति , नवादा का कार्यवाही पत्रांक 40 (मु० ) / स्था०, दिनांक 22 जुलाई 2009 के 
द्वारा पर्याप्त अनुशंसा एवं जिला पदाधिकारी , नवादा का ज्ञापांक 220 / स्था० , दिनांक 26 मार्च 2010 एवं जिला 
स्थापना उप समाहर्ता का पत्रांक 282 स्था0 दिनांक 22 अप्रील 2010 के आदेशानुसार श्री प्रियरंजन कुमार पिता स्व० 
शशीन्द्र दत्त कु0 बरनवाल, भूतपूर्व लिपिक , इन्टर विद्यालय हिसुआ, ग्राम + पो0 -हिसुआ, जिला - नवादा को वेतनमान 
3050 - 75 - 3950 - 80 - 4590 एवं सरकार द्वारा समय - समय पर देय भत्ते के साथ अनुकम्पा के आधार पर राजकीय 
कृत उच्च विद्यालय , मेढ़कुरी, अंचल - नरहट नवादा ) में लिपिक के रिक्त पद पर निम्नांकित शर्तों के साथ नियुक्ति 
कर पदस्थापित किया जाता है 

1. योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य संबंधी 

प्रमाण पत्र देना होगा । 
3. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर संबंधित विद्यालय में योगदान करना होगा । 
4. दहेज नहीं लेने एवं देने सम्बन्धी एक शपथ पत्र समर्पित करना होगा , जो कार्यपालक दण्डाधिकारी के 

न्यायालय में निष्पादित है । शपथ - पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि विवाहित होने की स्थिति में 

पति / पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे । 
5. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है । नियुक्ति के उपरान्त यदि कभी भी आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक 

योग्यता या अन्य प्रमाण - पत्रों में कोई धोखाधड़ी या जालसाजी पाई गई तो आपको सरकारी सेवा से 

बर्खास्त कर आपके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जाएगा । 
6. योगदान उपरान्त एक वर्ष के अन्दर किसी भी समय टंकन तथा कम्प्यूटर योग्यता की जाँच की जाएगी , 

जिसमें क्षमता संतोषप्रद पाये जाने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 दिसम्बर 2010 
7 . किसी भी अपराधिक मुकदमा अथवा वाद में संलिप्तता नहीं है । इस आशय का एक शपथ - पत्र कार्यपालक 

दण्डाधिकारी के कार्यालय में निष्पादन हेतु देना होगा । 
8. नियुक्ति के उपरान्त आप पर बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2005 लागू होगी । 
9. योगदान के समय सभी प्रमाण - पत्र मूल रूप में समर्पित करना होगा । 

आदेश से 

एसईद , 
जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 773-571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


